निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन 1942 ( श ० ) 
(सं ० पटना 677 ) पटना , सोमवार , 5 अक्तूबर 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 
9 दिसम्बर 2019 


2 . 


सं० 7 / स्था०1-9-01 / 2011-16729 / सा ० प्र ० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -89424 
दिनांक 25.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में सुश्री खैरून निशा, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना 
सिटी, पटना को विभागीय परिपत्र संख्या -3245 दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने 
अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरूद्ध अन्य किसी 
बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्तों के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है । 

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -89424 दिनांक 25.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के 
आलोक में श्री प्रतीक त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मसौढ़ी, पटना को विभागीय परिपत्र संख्या -3245 
दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के 
समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरूद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्तों 
के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है । 

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -89424 दिनांक 25.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के 
आलोक में श्री सिद्धार्थ शेखर सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मसौढ़ी, पटना को विभागीय परिपत्र संख्या -3245 
दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के 
समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरुद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्तों 
के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है । 

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -89424 दिनांक 25.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा 
के आलोक में श्री जीशान मेंहदी, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया को विभागीय परिपत्र संख्या -3245 दिनांक 
17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य 
नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरूद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्तों के अधीन 
सेवा से विमुक्त किया जाता है । 


3 . 


4 . 


2 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अक्तूबर 2020 


5 . 


महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -89424 दिनांक 25.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के 
आलोक में श्री पंकज कुमार पाण्डेय , न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सुपौल को विभागीय परिपत्र संख्या -3245 
दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के 
समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरुद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्तों 
के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है । 

बिहारराज्यपाल के आदेश से 

शिवमहादेव प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 677-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


